रेजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II Section 34 Sub - section ( ii) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बहस्पतिवार , जलाई 24 , 2003 / श्रावण 2, 1925 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24 , 2003/SRAVANA 2 , 1925 


- 


सं. 659 ] 
No. 659 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 जुलाई , 2003 
का . आ . 843 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय 
परिषद् अधिनियम, 1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् 
से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

द्वितीय अनुसूची में गुजरात शीर्षक के अधीन , क्रम संख्यांक 5ग 
और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक 
और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : 
__ _ 1 2 
" 5घ सौराष्ट्र बैचलर ऑफ बी. एच . अगस्त 2001 
विश्वविद्यालय होम्योपैथिक एम. एस . से आगे " 
राजकोट मेडिसिन एंड सर्जरी 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY 

· WELFARE 
(Department of ISM and Homoeopathy ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd July, 2003 
S. O . 843 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Sub - section (2 ) of Section 13 of the Homoeopathy , 
Central Council Act, 1973 ( 59 of 1973 ), the Central 
Government, after consulting the Central Council of 
Homoeopathy, hereby makes the following further 
amendment in the Second Schedule of the said Act, 
namely : 

In the Second Schedule, under the heading 
GUJARAT", after serial number 5Cand the entriesrelating 
thereto, the following serial number and entries shall be 
added, namely : 

1 2 
" 5D Saurashtra Bachelor of BHMS. From August 
University , Homoeopathic 2001 onwards" 
Rajkot . Medicine and 

Surgery 
No. R- 14013/13/2001- ISM(TechyHD ] 

L . PRASAD , It. Secy. 
Note : - - The Principal Notification was published in the 
Gazette of India Part 2 , Section 1, vide S . O . No. 76 , dated 
20th December, 1973 and last amended vide S . O . No . 522 (E ) 
dated 7th May, 2003. 


[ सं. आर- 14013/ 13/ 2001 - आई एस एम तकनीकी/ होम्यो . डेस्क ] 

एल. प्रसाद, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , भाग - 2 खंड- 1 
में का. आ . सं. 76 , तारीख 20 दिसबंर , 1973 के द्वारा प्रकाशित की गई 
थी तथा अंतिम बार का. आ . सं. 642( अ ), तारीख 29 मई, 2003 द्वारा 
संशोधित की गई थी । 


2062G1/ 2003 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


